निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 942 ) पटना , बुधवार , 24 अक्तूबर 2018 


सं० 3ए- 3 - ( भत्ता )- 01/ 2017 - 7847 / वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


राहुल सिंह , 

सचिव (व्यय ) , वित्त विभाग । 
सेवा में , 

सभी प्रधान सचिव / सचिव / 
सभी विभागाध्यक्ष/ 
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / 
सभी जिला पदाधिकारी , 
बिहार । 

पटना , दिनांक 24 अक्तूबर 2018 
विषय : राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान / रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिये 

अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी / ऑटो रिक्शा / बस से की गयी यात्रा के संदर्भ 

अभिश्रव/विपत्र की अनिवार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण । 
महाशय , 

राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 8044 , दिनांक 11 / 10/ 2017 
के द्वारा राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान / रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिये अथवा बाध्यकारी 
परिस्थिति में टैक्सी/ ऑटो रिक्शा / बस से यात्रा करने के निमित्त प्रति किलोमीटर किराया का दर निर्धारित है । 
साथ ही सड़क से यात्रा हेतु वेतन स्तर आधारित ( हकदारी के अनुसार ) ए०सी० बस / ए०सी० टैक्सी/ ए०सी० 
कार / बस / ऑटो की अनुमान्यता विहित की गई है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 24 अक्तूबर 2018 


2. सरकारी कार्यों के प्रयोजनार्थ की गयी यात्रा के फलस्वरूप यात्रा भत्ता विपत्र समर्पित किये जाने के 
क्रम में ऑटो / टैक्सी/ बस से की गयी स्थानीय परिवहन से संबंधित अभिश्रव /विपत्र दिये जाने की अनिवार्यता है 
अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कुछेक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध 
किया गया है । 

स्थानीय परिवहन के संदर्भ में अभिश्रव/ विपत्र समर्पित किये जाने की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान पूर्व से 
स्पष्ट नहीं है। 

3. उक्त के आलोक में राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान / रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के 
लिये अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ ऑटो रिक्शा/ बस से की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता के भुगतान 
हेतु निम्नरूपेण स्थिति स्पष्ट की जाती है : 

सरकारी कार्यों के प्रयोजनार्थ की गयी स्थानीय परिवहन के लिये हकदारी के अनुसार ए०सी० 
बस/ ए०सी० टैक्सी/ ए०सी० कार/ बस / ऑटो का किराया अनुमान्य होगा । 25 ( पच्चीस ) किलोमीटर की 
दूरी तक स्थानीय परिवहन के लिये अभिश्रव / विपत्र देने की अनिवार्यता नहीं होगी , किन्तु संबंधित 
सरकारी कर्मी द्वारा यह घोषणा- पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा अमुक माध्यम से ही 
स्थानीय यात्रा की गयी है । 25 ( पच्चीस ) किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिये अभिश्रव / विपत्र देने 
की अनिवार्यता होगी। 


विश्वासभाजन , 
राहुल सिंह , 
सचिव व्यय । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 942 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


